रजिस्ट्री सं. डी . एल. -33004/98 


... . 


REGD. NQ. D. I, -33004/98 


AM. 


4 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 --- उप - खण्ड (i) . 
PART T - Section 3 - Sub -section (i) 


NE 


. 


.. . . 


१ / 411 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


7472 


- - - 


- - - - -- -- - - 


- - - -- - 


- 


- - - 


- 


सं. 500 ] 
No. 500] 


नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 21, 1998 / अग्रहायण 30 , 1920 
NEW DELHI,MONDAY , DECEMBER 21, 1998 / AGRAHAYANA 30 , 1920 


- 


- - 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 1998 
सा , का . नि . 758 ( अ ). -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के 
खंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखाविभाग में कार्यरत व्यक्तियों 
के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संघ के अधीन, केन्द्रीय सिविल 
सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के संबंध में ऊपरी आयु - सीमा विनियमित करने हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


समिप्त नाम तथा प्रारंभ : 

न नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पर सीधी भर्ती 
हेतु ऊपरी आयु - सीमा नियम, 1998 है 
28 ये नियम अप्रैल 01, 1999 को प्रवृत्त होंगे । 


लागकरण: 

। ये नियम, केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं और 
सिविल पयो पर लागू होंगे । 
328 ये नियम, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसी सिविल सेवा या किसी 
ऐसे सिविल पद पर सीधी भर्ती के संबंध में लाग नहीं होंगे जिन पर भर्ती की 


(1) 


3436 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I --- SEC . 3 (i)] 


कार्रवाई खुले विज्ञापन के माध्यम से अथवा अन्यथा अप्रैल 01 , 1999 से पहले 
आरंम कर दी जाए 
38 ये नियम सशस्त्र बलों, अर्द सैनिक बलों , अर्थात् असम साफल्स, सीमा 
सुरक्षा - बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा - बल , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस- बल और भारत 
तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती पर भी लागू नहीं होगे । 


ऊपरी आयु सीमा का बदाया आना : 

केन्द्रीय सिविल सेवा और सिवित पर सीधी भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा नियम , 
1998 के प्रारम की तारीख को , संपर सेवा / मी नियमों में विनिर्दिष्ट सीधी खुली प्रतियोगी 
परीक्षा की पति से केन्द्रीय सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती हेतु मौजूवा ऊपरी 
आयु -सीमा दो वर्ष बदा दी आरगी । 


टिप्पणीः- इन नियमों के प्रयोजनार्थ, "सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा " का तात्पर्य, संघ 

लोक - सेवा - आयोग या कर्मचारी - घयन - आयोग या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी 
अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षाओं वारा सीधी भर्ती से है 
ओर इसमें सीमित विभागीय परीक्षा अथवा लघुसूचीयन अथवा साक्षात्कार अथवा 
सविदा अघषा सविलयन अधवा स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति पारा की जाने वाली 
मर्ती शामिल नहीं है । 


भर्ती नियमों में संशोधनः 

भारतीय लेखा -परीक्षा तथा लेखा -किवमाग सहित, संघ के अधीन केन्द्रीय सिविल 
सेवाओं और सिवित पदों पर व्यक्तियों की भर्ती की पदति विनियमित करने वाले सभी नियम 
और स्कुती प्रतियोगी परीक्षा को अधिशामित करने वाले नियम , नियम 3 में उपबंधित सीमा 
सक संशोधित किर हुए समझे जारंगे । 


व्याख्या : 

यदि इन नियमों की व्याख्या की दृष्टि से कोई प्रश्न उठा तो उसका निर्णय केन्द्रीय 
सरकार द्वारा किया जाएगा । 


[ सं. 15012/6 /98 - स्थापना ( घ ) ] 

। हरिन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव 


[ 471 ( - U15 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st, December , 1998 
G . S. R . 758 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 , 
and clause (5 ) of article 148 , of the Constitution , and after consultation with the Comptroller 
and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and 
Accounts Department, the President hereby makes the following rules regulating the upper 
age limit for recruitment to the Central Civil Services and civil posts under the Union , 
namely : 
1 . 

Short title and commencement : - 


( 1 ) 


These rules may be called the 
Central Civil Services and 
Civil Posts (Upper Age - limit 
for Direct Recruitment ) 
Rules , 1998 . 


( 2 ) 


They shall come into force on the 
1st day of April , 1999 . 


Application : 


( 1 ) 


These rules shall apply to all 
Central Civil Services and civil 
Posts under the Central 
Government . 


(2 ) 


These rules shall not apply to 
direct recruitment to any Central 
civil service or civil post under 
the Central Government for which 
action for recruitment is 
initiated through 

open 
advertisement or otherwise before 
the 1st day of April , 1999 . 
These rules shall not apply also 
to recruitment to Armed Forces or 
Para Military Forces , namely , 
Assam Rifles , Border Security 
Force , Central Industrial 
Security Force , Central Reserve 
Police Force and Indo - Tibetian 
Border Police . 


( 3 ) 


Increase in the upper age limit : 


The upper age - limit for recruitment by 
the method of Direct Open Competitive Examination 
to the Central civil services and civil posts 
specified in the relevant Service / recruitment 
rules on the date of commencement of the Central 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 3 (1) 


Civil Services and Civil posts (Upper Age - limit 
for Direct Recruttment ) Rules 1998 , shall be 
increased by two years . 


Note : - 


“ Direct Open Competitive Examination " for 
the purpose of these rules shall mean 
direct recruitment by Open Competititve 
Examination conducted by the Union Public 
Service Commission or the Staff Selection 
Commission or any other authority under 
the Central Government and it shall not 
include recruitment through Limited 
Departmental Examination or through 
shortlisting or by interview or by 
contract or by absorption or transfer or 
deputation . 


Amendment of recruitment rules : 


All rules regulating the method of 
recruitment of persons to the Central Civil 
Services and civil posts under the Union 
including those in the Indian Audit and Accounts 
Department and the rules governing open 
Competitive Examinations shall stand amended to 
the extent provided for in rule 3 . 


5 . 


Interpretation : 


If any question arises as to the 
interpretation of these rules , the same shall be 
decided by the Central Government . 


No. 15012 /6 /98 -Estt. (D ) 
HARINDER SINGH , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Pross, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- - 1998 . 


